रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ALLL 


- 


. 


. 


- 
- 


. 


I. . . 


" 


सनामब -जगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2026 ] 
No . 2026] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 12 , 2016 / श्रावण 21 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 12, 2016/SRAVANA 21 , 1938 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 अगस्त , 2016 
का . आ . 2705( अ). — केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त अधिनियम , 2016 ( 2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा 
( 1) और उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय घोषणा स्कीम , 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल 
नियम कहा गया है) और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-- 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम ( दूसरा संशोधन) नियम , 2016 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. मूल नियमों के नियम 4 में , उपनियम ( 5) में , " संदाय के सबूत के प्रस्तुत " शब्दों के पश्चात् " पूर्ण और अंतिम " शब्द 
अंत :स्थापित किए जाएंगे । 
3. मूल नियमों में , प्ररूप- 2 में , सारणी के पश्चात् आरंभिक भाग के लिए " घोषणाकर्ता को उपरोक्त स्तंभ ( 5) के अनुसार संदेय 
रकम का संदाय 30 नवंबर, 2016 को या उससे पहले करने का निदेश किया जाता है " और अंतिम भाग " शब्द उसे कभी नहीं 
किया गया समझा जाएगा " निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
"घोषणाकर्ता को उपरोक्त स्तंभ (5) के अनुसार संदेय की रकम यथा विनिर्दिष्ट नीचेनिदेश दिया जाता है:-- 

(i) 30 नवंबर, 2016 को या पूर्व संदेय की राशि पच्चीस प्रतिशत से अन्यून की रकम ; 
(ii) 31 मार्च, 2017 को या पूर्व उपर्युक्त खंड (i) के अधीन संदत्त रकम द्वारा यथा कम की गई संदेय 

राशि का पचास प्रतिशत से अन्यून की रकम ; 


4006 GI / 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


(iii) 


30 सितंबर , 2017 को या पूर्व उपर्युक्त खंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन संदत्त रकम से यथा 
कम की गई, के रूप में संदेय राशि का पूर्ण । 


यथाविनिर्दिष्ट उपर्युक्त रकम के असंदाय के मामले में , प्ररूप - 1 के अधीन घोषणा को शून्य माना जाएगा 
और उसे कभी नहीं किया गया समझा जाएगा । "। 


4. मूल नियमों में प्ररूप - 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा , अर्थात् :-- 
" आय घोषणा स्कीम , 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187 की उपधारा (1) के अधीन संदाय की सूचना 


आय घोषणा स्कीम, 2016 

प्ररूप 3 
नियम 4(4) देखें ] 


सेवा में , 


प्रधान आयुक्त/ आयुक्त 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


महोदय / महोदया , 
1. प्ररूप 2 में प्रमाणपत्र फा . सं . ....................... तारीख ............ द्वारा आपसे प्राप्त अभिस्वीकृति के अनुसरण में किए गए 
संदाय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं : 


क . 30 नवंबर, 2016 को या पूर्व किया गया संदाय 


बैंक का बीएसआर कोड 


जमा करने की तारीख 
(दिन/मास/वर्ष ) 


चालान क्रम संख्या * 


रकम (रुपए में ) 


( 3) 


( 5 ) 


** ख. 30 नवंबर , 2016 के पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2017 को या पूर्व किया गया संदाय 


बैंक का बीएसआर कोड 


जमा करने की तारीख 

(दिन/ मास/वर्ष) 


चालान क्रम संख्या * 


रकम (रुपए में ) 


___ ( 3) 


(5 ) 


**ग. 31 मार्च, 2017 के पश्चात् किंतु 30 सितंबर, 2017 को या पूर्व किया गया संदाय 


* * TI 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सं . 


बैंक का बीएसआर कोड 


जमा करने की तारीख 
(दिन/मास/ वर्ष) 


चालान क्रम संख्या * 


रकम ( रुपए में ) 


___ ( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


* * घ. स्रोत पर संग्रहित स्रोत/ कर पर कटौती कर के लिए प्रत्यय दावे ब्यौरे 


कटौतीकर्ता/संग्रहणकर्ता 
क्रम का टैन या स्थावर संपत्ति कटौतीकर्ता/ संग्रहणकर्ता 
सं . के विक्रय के मामले के 

का नाम 
क्रेता का पैन 


टीडीएस/ टीसीएस 
प्रमाणपत्र संख्या 


कटौती /संग्रहण का वित्त 

वर्ष 


टीडीएस / 
टीसीएस की 
रकम जिसके 
लिए प्रत्यय 
दावा किया 

गया 
(6 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


* संदाय/टीडीएस/ टीसीएस के संदाय का सबूत प्रमाणपत्र निम्नानुसार है : 


सत्यापन 


मैं ...................... पुत्र/ पुत्री / पत्नी श्री ........................ घोषणा करता हूं कि टीडीएस/टीसीएस से संबंधित आय, जिसके 
लिए प्रत्यय का दावा किया गया है, प्ररूप - 1 में घोषित आय में सम्मिलित की गई है और ऐसे टीडीएस/ टीसीएस के प्रत्यय का 
दावा पहले नहीं किया गया है । मैं और घोषणा करता हूं कि मैं . 

. ( घोषणाकर्ता का नाम ). 
( पदनाम) की हैसियत से सूचना प्रस्तुत करता हूं । मैं उक्त सूचना देने के लिए सक्षम हूं और सत्यापित करता हूं । 


........... 


स्थान : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


हस्ताक्षर 


तारीख: . .. 


घोषणाकर्ता का पता 


घोषणाकर्ता का पैन 
टिप्पण : * * जो लागू न हो उसे काट दें । 

प्ररूप को स्कीम अर्थात् 30.11.2016, 31.03.2017 और 30. 09. 2017 के अधीन संदाय के लिए अधिसूचित 
तारीखों को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना है ।"। 

[ अधिसूचना सं. 70/ 2016, फा . सं.142/8/ 2016-टीपीएल ] 

__ डॉ . टी . एस . मपवाल , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, का . आ . 1831 (अ), तारीख 19 मई , 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना 
सं . का . आ . 2477( अ), तारीख 20 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th August, 2016 
S .O . 2705 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) and sub -section (2 ) of section 199 of the 
Finance Act, 2016 ( 28 of 2016 ), the Central Board of Direct Taxes, makes the following rules further to amend the 
Income Declaration Scheme Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules ) namely : 
1 . (1 ) These rules may be called the Income Declaration Scheme, (Second Amendment) Rules, 2016 . 

(2 ) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the principal rules , in rule 4 , in sub -rule (5 ), after the words “ submission of proof of” , insert the words “ full and 
final” . 


3 . In the principal rules, in Form - 2 , after the table , for the portion beginning with the words “ The declarant is hereby 
directed ” and ending with the words “ shall be deemed never to have been made.” the following shall be substituted , 
namely : 


“ The declarant is hereby directed to make the payment of sum payable as per column (5 ) of the above table , as specified 
below : 


(i ) an amount not less than twenty - five per cent. of the sum payable on or before 30 " day of November, 2016 ; 


(ii ) an amount not less than fifty per cent. of the sum payable as reduced by the amount paid under clause (i) above on or 
before 31st day ofMarch , 2017 ; 
( iii) the whole of the sum payable as reduced by the amount paid under clause (i) and ( ii ) above on or before 30th day of 
September , 2017 
In case of non - payment of the amount as specified above, the declaration under Form - 1 shall be treated as void and shall 
be deemed never to have been made.” . 
4 . In the principal rules for Form -3, the following Form shall be substituted , namely : 


“ INTIMATION OF PAYMENT UNDER SUB -SECTION (1 ) OF SECTION 187 OF THE FINANCE ACT, 2016 IN 

RESPECT OF THE INCOME DECLARATION SCHEME, 2016 


THE INCOME DECLARATION SCHEME RULES , 2016 


Form 3 
[ See rule 4 (4 )] 


To , 


The Principal Commissioner/Commissioner 


Sir /Madam , 


1. 


dated 


Pursuant to the acknowledgement received from you in Form - 2 vide certificate F .No . 

_ , the detail of payments made are as under: 


A . Payments made on or before 30th day of November , 2016 
si BSR Code of Bank Date of Deposit (DD/MM /YYYY) 
(1 ) 

(2 ) 


Amount (Rs) 


Serial Number of 
Challan * 

( 4 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


[ HTT II - 005 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


* * B . Payments made after 30th day of November , 2016 but on or before 31st day ofMarch , 2017 

Serial Number of 
BSR Code of Bank Date of Deposit (DD /MM / YYYY ) 

Challan * 
| ( 1 ) 

( 4 ) 


SI 


(Rs) 
( 5 ) 


( 3 ) 


* * C . Payments made after 31st day ofMarch , 2017 but on or before 30th day of September , 2017 

Serial Number of 
BSR Code of Bank Date of Deposit (DD /MM / YYYY ) 

Challan * 


SI 


Amount ( Rs) 


1 ) | 


( 4 ) 


* * D . Details of claim of credit for Tax Deducted at Source/ Tax Collected at Source ( TDS/TCS ) 
TAN of Deductor /Collector or 

Amount of 
Name of Unique TDS / TCS Financial Year of TDS/ TCS for 
SI PAN of purchaser in case of 
sale of immoveable property Deductor/Collector Certificate Number * | deduction / collection which credit is 

claimed 
( 1 ) ( 2 ) 

(5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


* Attach proof of payment/ TDS/ TCS certificate as detailed above 

VERIFICATION 
I . . . .... .. .. .......... .son /daughter /wife of Shri . ....... . 

........... hereby declare 
that the income related to TDS /TCS for which credit is claimed has been included in the income declared in Form - 1 and 
credit of such TDS/ TCS has not been claimed earlier. I further declare that I am furnishing the information in my 
capacity as ...... .... ... .... .... ..... (designation ) of . . 

.. .... ...( name of the declarant) and I am 
competent to furnish the said information and verify it . 
Place : 


Signature 


Date : . . . . . . . 


Address of the declarant 


PAN of the declarant 
Note: * * Strike off whichever is not applicable 

The form is to be furnished on or before the dates notified for making payments under the Scheme viz . 
30 . 11 . 2016 , 31 .03.2017 and 30 .09. 2017 .” . 


[Notification No. 70 /2016 , F . No . 142 /8 /2016 - TPL ] 

Dr. T . S . MAPWAL , Under Secy . 


Note : The principal rules were published vide notification number S .O . 1831( E ) dated the 19th May , 2016 and amended 
vide notification number S . O . 2477 ( E ) dated the 20th July , 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


